. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

9 अग्रहायण, 1939 ( श०) 
संख्या - 921 राँची, गुरुवार , 

30 नवम्बर, 2017 (ई०) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


संकल्प 
14 नवम्बर , 2017 


विषयः 


उत्पाद प्रशासन को सृदृढ़ एवं सशक्त करने हेतु स्पेशल औक्जिलरी पुलिस (SAPSAP ) 
सेवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में | 


संख्या-03/ विविध- 26 - 01 /17 -2045 -- राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत , उत्पाद प्रशासन 
को सुदृढ़ करने, अवैध मदिरा के चैर्य व्यापार पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने तथा उत्पाद राजस्व में 
गुणात्मक संवृद्धि हेतु स्पेशल स्पेशल औक्जिलरी पुलिस (SAPSAP ) झारखण्ड (जिसमें भारतीय सेना 
के सेवानिवृत्त सैनिक अनुबंध के तहत् सेवा प्रदान करते है ) की सेवा उत्पाद एवं मद्य निषेध 
विभागान्तर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की है । 


___ 2. विवेच्य प्रतिनियुक्ति के अन्तर्गत अवर निरीक्षक उत्पाद एवं उत्पाद सिपाही के 
क्रमशः 67 एवं 521 रिक्त पदो के विरूद्ध 52( बावन ) अवर निरीक्षक उत्पाद और 300( तीन सौ ) उत्पाद 
सिपाही के रिक्त पदों पर स्पेशल स्पेशल औक्जिलरी पुलिस (SAPSAP) की सेवा प्रतिनियुक्ति के 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 30 नवम्बर , 2017 


आधार पर की जायेगी । यह प्रतिनियुक्ति दिनांक 31 मार्च, 2018 या प्रस्तावित नियमित नियुक्ति 
होने तक जो भी पहले हो , तक के लिये किया जायेगा | 


3. प्रतिनियुक्त स्पेशल स्पेशल औक्जिलरी पुलिस ( SAPSAP) की जवानों को 
कर्तव्यावधि में पारिश्रमिक/ संविदा/ अनुबंध राशि योजना- सह - वित्त विभाग ( प्रभाग ) झारखण्ड, राँची के 

द्वारा अनुमोदित दर यथा अवर निरीक्षक की मासिक परिलब्धि रू० 25 , 000 /- (पचीस हजार ) एवं 
सिपाही की मासिक परिलब्धि रू० 20,000/-(बीस हजार ) अनुमान्य होगा | 


___ 4. विवेच्य व्यय का वहन माँग संख्या -11-स्थापना व्यय बजट मुख्य शीर्ष 2039 राज्य 
उत्पाद शुल्क , लघुशीर्ष- 001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-02 -जिला प्रभार के अन्तर्गत संविदा मद 
11S203900001020108 से विकलनीय होगा । राशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष- 2017- 18 के 
अनुपूरक आगणन अथवा झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किया जायेगा | 


5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित प्रतिनियुक्ति जिला के सहायक 
आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद होगें | 


__ _ 6. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख-1781 दिनांक 26 सितम्बर , 2017 के आलोक में 
मंत्रिपरिषद की दिनांक 3 नवम्बर , 2017 को आहूत बैठक ( मद संख्या- 03 ) में स्वीकृति प्रदान की 
गयी है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 921 - 50 


